निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 260 ) 


25 ज्येष्ठ 1934 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 15 जून 2012 


सं0 5निगो०वि० (1)03 / 12 - 118निगो० 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 

4 मई 2012 
डा0 आफताब आलम मल्लिक , तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बीहट , बेगूसराय दिनांक 02. 04 . 2003 
से जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय को अपनी पत्नी की चिकित्सा हेतु आवेदन देकर उक्त कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 
234 , दिनांक 02.04 .2003 के अनुपालन में अवकाश पर जाने के पश्चात् डा0 मल्लिक द्वारा अवकाश वृद्धि संबंधी न तो कोई 
आवेदन दिया गया और न ही वे अपने कर्तव्य पर योगदान दिए । इस प्रकार बिना सूचना के अपने कर्तव्य से लगातार पाँच वर्षों से 
अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए डा0 मल्लिक के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 76निगोल दिनांक 
02.04. 2009 से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । 

2. विभागीय कार्यवाही में समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि डा0 मल्लिक को 
सभी वैधानिक तरीके से सूचना दी गयी कि वे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें लेकिन वे जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं 
हुए और न ही उन्होंने कोई पक्ष रखा । इस कारण जाँच पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में डा0 मल्लिक के विरूद्ध लाए गए 
आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया है । 

3. इस प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक 441निगो०, दिनांक 06.12.2010 द्वारा डा० मल्लिक से द्वितीय कारण 
पृच्छा / प्रतिवेदन की मांग की गयी । परन्तु वह पत्र बिना हस्तगत हुए डाक विभाग द्वारा लौटा दिया गया । तत्पश्चात् दिनांक 
12.03.2011 को " हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में इस संबंध में सूचना प्रकाशित की गयी कि वे द्वितीय कारण पृच्छा का 
जबाव / प्रतिवेदन अखबार में सूचना प्रकाशन के 7 ( सात ) दिनों के अन्दर समर्पित करें अन्यथा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभाग 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 जून 2012 
में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर आपको सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में एकतरफा निर्णय ले लिया जायेगा । इसके बावजूद 
डा0 मल्लिक द्वारा द्वितीय कारण - पृच्छा का जबाव / प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया । 

4. प्रमाणित पाये गये उपर्युक्त आरोप के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत सांगोपांग विचार करते हुए राज्य सरकार 
ने डा0 आफताब आलम मल्लिक , तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बिहट, बेगूसराय, पशुपालन सेवा वर्ग - 2 
( समूह – ख ) जिनका जन्म तिथि 15.02.1959, सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि 03.04.1991, सेवा - निवृति की तिथि 28.02.2019 
को बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के अन्तर्गत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा 
आयोग की सहमति प्राप्त है । तदनुसार डा० आफताब आलम मल्लिक को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है । इस संकल्प 
के निर्गमोपरान्त इनका विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा । यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लाग होगा । 
आदेश: — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियाँ सभी संबंधित पदाधिकारी / प्राधिकार को अवश्य उपलब्ध करा दी 


जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देवेन्द्र प्रसाद , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 260 - 571+ 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic . in 


